रजिस्ट्री संडी एल - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L. - 33004/ 99 


- 


मयमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - खण्ड 1 
PARTI Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, सोमवार , बन 9, 2008 /ज्येष्ठ 19 , 1925 
NEW DELHI,MONDAY, JUNE 9 , 2003/ JYAISTHA 19 , 1925 


सं . 142 ] 
No. 142 ] 


श्रम मंत्रालय 
( केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड ) 

संकल्प 

नई दिल्ली, 9 जून, 2003 
सं . यू - 23013/ 02/ 2003 - एल . हल्यू . . ) - ठेका श्रम ( विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम , 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा दिनांक 18 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग -I, खण्ड - 1 में प्रकाशित, केन्द्रीय ठेका श्रम 
सलाहकार बोर्ड, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 18 फरवरी, 2003 के संकल्प संख्या यू - 23013/ 02 / 03 - एल डब्ल्यू, संख्या यू- 23013/ 03 / 03 
एलडब्ल्यू तथा संख्या यू- 23013/04/ 03 - एलडब्ल्यू का अतिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्द्वारा जवाहर लाल नेहरू पोर्ट 
ट्रस्ट, नहावा शेवा, तालुका उरान , डिस्ट्रिक्ट रायगढ़, महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान में ठेका श्रम उन्मूलन के प्रश्न पर विचार करने हेतु एक समिति का 
गठन करता है । समिति का संघटक निम्न प्रकार होगा:-- 
( 1) श्री एन . सुन्दरेसन , महासचिव , 

सदस्य 
दक्षिण मध्य रेलवे मजदूर संघ, 
संख्या 306 , श्री रंगा अपार्टमेन्टस , 
केयीज हाई स्कूल के सामने , 

सिकन्दराबाद- 500025 ( आन्ध्र प्रदेश ) . 
( 2) श्री वी एस राव , 

सदस्य 
वी . बी. सी. इन्डस्ट्रीज लि . 6 - 2 - 913/ 914, तीसरा तल, 

प्रोग्रेसिव टावर, खैरताबाद, हैदराबाद- 500004 . 
( 3 ) उप मुख्य श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ), 

- सदस्य -संयोजक 
इंडियन इन्डस्ट्रीज ऑफ वर्कर्स एजुकेशन काम्पलैक्स , 

एल. बी. एस . मार्ग, कुर्ला ( वेस्ट), मुंबई- 400070 . 
समिति के विचारार्थविषय निम्नलिखित होंगे : 
" जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट का इलैक्ट्रिकल रखरखाव तथा कन्टेनर और बल्क टर्मिनल प्रशासन आफिस में केन्टीन कामगार, माली , 
जलापूर्ति तथा सनेट्री फिटिंग की वाड्य/ आन्तरिक सामान्य रखरखाव/ अनुवीक्षण, बी आई पी गेस्ट हाउस, पोर्ट गेस्ट हाउस, रेजीडेन्सियल 
यउनशिप, इन्टरकनेक्टेड रोड और जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के समीपवर्ती क्षेत्रों तथा उन बस परिचालकों जो विभिन्न क्षेत्रों से जवाहर 


1398 91/ 2003 


THE GAZETTE OF INDLA : EXTRAORDINARY 

Part ISBc.1] 
लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट स्थापना तक कर्मचारियों को लाते है, के जॉब/ कार्यों में ठेका श्रम पद्धति के कार्यचालन का अध्ययन करना तथा ठेका 
श्रम ( विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम , 1970 की धारा 10 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त सिफारिश करना कि उक्त 
प्रतिष्ठान में उपर्युक्त जॉब /कार्यों में ठेकाश्रम के नियोजन को प्रतिषिद्ध किया जाए अथवा नहीं " । 
समिति का मुख्यालय मुंबई में होगा। समिति शीघ्रातिशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी । 

टी .ए. श्रीनिवासन , सचिव 


3. 


MINISTRY OF LABOUR 
( CENTRAL ADVISORY CONTRACTLABOUR BOARD ) 

RESOLUTION 

New Delhi, the 9th June,2003 
No. U - 23013 /02 / 2003 -LW . . In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation 
and Abolition ) Act , 1970 , and in supersession of the Resolutions of the Government of India in the Ministry of Labour, 
Central Advisory Contract Labour Board No. U -23013/02 /03 -LW ,No.U - 23013/03 /03 -LW and No. U -23013 /04 /03 -LW dated 
186 February , 2003 , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 18 * February, 2003 , the 
Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to go into the question of abolition of contract 
labour in the establishment of Jawaharlal Nehru Port Trust, Nhava Sheva, Taluka Uran , District Raigad ,Maharashtra . The 
composition of the committee will be as under : 
(1) Shri N . Sundaresan , General Secretary, 

Member 
South Central Railway Mazdoor Union , 
No. 306 , Sri Ranga Apartments , 
Opp . To Keyes High School, 
Secunderabad -500025 (Andhra Pradesh ). 
Shri V.S . Rao , 

Member 
V . B . C . Industries Ltd ., 
6 - 2 -913 /914, 3rd Floor, Progressive Tower, 

Khairatabad , Hyderabad - 500 004 . 
(3) The Deputy Chief Labour Commissioner 

Member - Convenor 
(Central ), Indian Institute of Workers Education Complex , 

LB.S .Marg,Kurla (W ),Mumbai-400070 . 
The terms of reference of the committee would be as follows : 
" To study the working of contract labour system in the jobs/ works of electrical maintenance , canteen workers, 
gardener, general conservancy maintenance/monitoring of external/internal water supply and sanitary fittings at 
the container and buik terminal, Administration office , VIP guest house. Port guest house, residential township , 
interconnected roads, and surrounding areas of Jawaharlal Nehru Port Trust, and that of bus operators who 
transport employees from various places to places of the establishment of Jawaharlal Nehru Port Trust and to 
make suitable recommendations whether or not the employment of contract labour in the said jobs/works in the 
said establishmentbe prohibited keeping in view the provisions of Section 10 of the Contract Labour (Regulation 

and Abolition ) Act, 1970." 
3. The Headquarters ofthe Committee will be at Mumbai. The Committee should submit its report at the earliest . 

T.A . SRINIVASAN , Secy. 


Printed by the Manager, Govt. of India Pratt, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 


